निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 30 मई 2018 


( सं0 पटना 502 ) 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

28 मई 2018 
सं०सं० - 16 / टी . 2 - 45 / 2016 - 707 ( आ०चि०) - स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष निदेशालय के अधीनस्थ 
कार्यालयों के वर्ग- 3 के पद यथा कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक / प्रधान लिपिक - सह - लेखापाल / प्रशासी 
पदाधिकारी, लिपिक , आशुलिपिक - सह -टंकक , लिपिक - सह - भण्डारपाल, भण्डारपाल, सहायक, टंकक , लिपिक - सह 
टंकक , मिश्रक, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, प्रयोगशाला सहायक, म्युजियम कीपर , लाईब्रेरियन , आर्टटिस्ट आदि राज्यस्तरीय 
पद घोषित थे । परिणाम स्वरूप इन पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों को सेवा संबंधी सामान्य मामलों यथा उपार्जित 
अवकाश, सामान्य भविष्य निधि , सेवा सम्पुष्टि , ए०सी०पी० आदि के लिए मुख्यालय स्तर पर निर्भर होना पड़ता था , 
जिससे मुख्यालय का कार्य बोझ बहुत अधिक होता था और जिलों में कार्यरत वर्ग - 3 के कर्मियों को अनावश्यक 
कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता था । एलोपैथ प्रक्षेत्र में वर्ग - 3 के पद जिला स्तरीय है । 

___ सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि आयुष प्रक्षेत्र के वर्ग - 3 के सभी पद जिलास्तरीय पद होगें । 
वर्तमान में कार्यरत वर्ग - 3 के कर्मियों को अन्तिम रूप से जिला आवंटन का कार्य आयुष निदेशालय के स्तर से किया 
जायेगा । अधिसूचना निर्गत की तिथि से 01 माह के अन्दर अन्तिम रूप से कर्मियों को आवश्यकता का आकलन कर 
जिला आवंटित कर दिया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 मई 2018 


जिला स्तरीय व्यवस्था के तहत् नियुक्ति / अनुशासनिक प्राधिकार निम्नवत् होगे : 
1. जिला देशी / आयुष चिकित्सा पदाधिकारी – जिले एवं संलग्न (अधीन) जिले के वर्ग -3 के सभी 

कर्मी (महाविद्यालय / अस्पताल के कर्मियों को छोड़कर) । 
सभी प्राचार्य – संबंधित महाविद्यालय में कार्यरत सभी कर्मी । 
सभी अधीक्षक – संबंधित अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मी । 
उपाधीक्षक – 10 शय्यायुक्त होमियोपैथिक अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मी । 

प्रबंधक – राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला में कार्यरत सभी कर्मी। 
6. अनुसंधान पदाधिकारी – राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान ईकाई में कार्यरत सभी कर्मी । 

आयुष प्रक्षेत्र के वर्ग - 3 के कर्मियों से संबंधित पूर्व के सभी संकल्प / परिपत्र / आदेश / पत्र / अधिसूचना निर्गत 
की तिथि से निष्प्रभावी माने जायेगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सच्चिदानन्द चौधरी, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 502- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih . nic . in 


